निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आश्विन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 957 ) पटना , वृहस्पतिवार , 12 अक्तूबर 2017 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

10 अक्तूबर 2017 
__ सं० जी / सेना - 05 - 05 / 2017 - 8944 - युद्धाभ्यास, खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास 
अधिनियम , 1938 ( अधिनियम 5 , 1938) की धारा 9 की उप धारा - (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के 
राज्यपाल, अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए , निम्नलिखित क्षेत्र को , जिसका नक्शा, 
चौहद्दी एवं ब्यौरा इसके अधीन दिया जा रहा है, गोलाबारी अभ्यास क्षेत्र के रूप में , तुरंत प्रभाव से परिभाषित करते हैं । 

अनुसूची 

भू - क्षेत्र का ब्यौरा / चौहद्दी 
ग्राम – नेकपुर, थाना सं0 486, जिला - नालंदा में 170 एकड़ भूमि, जो रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्र , केंद्रीय रिजर्व पुलिस 
बल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार, पटना के परिपत्र सं0 1335 / 6 / सा० दिनांक 24. 09. 2007 के द्वारा केंद्रीय 
रिजर्व पुलिस बल ( आर0टी0सी0 - 5) के निर्माण हेतु हस्तानान्तरित की गई है और उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की चाहरदीवारी का 
निर्माण किया जा चुका है । उक्त अधिगृहित भूमि में प्लॉट ( खेसरा ) सं0 3759, खाता सं0 166, जिसका कुल रकवा - 170 
एकड़ में 100 - 500 मीटर बफल फायरिंग रेंज अवस्थित है । उक्त फायरिंग रेंज का ब्यौरा एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है: 

पूरब - प्रवेश द्वार । 
पश्चिम - खेत और इस फायरिंग रेंज के बाहरी चाहरदिवारी से लगभग ढाई किलो मीटर की दूरी पर 

चैनपुर गाँव अवस्थित है । 
उत्तर - खेत और फायरिंग रेंज के बाहरी चाहरदिवारी से लगभग ढाई किलो मीटर की दूरी पर कुबरी 

गाँव अवस्थित है । 
दक्षिण - राजगीर पहाड़ का वैमारगिरी पर्वत अवस्थित है, जो पूर्ण रूप से निर्जन क्षेत्र है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के विशेष सचिव । 


faET 110 ( 3RITTU ) , 12 31 


2017 


The 10th October 2017 
No .- G /Sena -05 -05 /2017 -8944 — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) o 
section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practices Act, 1938 (Act 5 of 1938 ), the 
Governor of Bihar is pleased to define the following area ,map , boundary and details of which given 
hereunder , as field firing and artillery practice area for the period of 10 years from the date of issue 
of this notification with immediate effect . 

Schedule 

Details and boundary of the land - area 
170 acre land in village -Nekpur, P . S . No.-486 , District-Nalanda, which has been transferred 
to Recruit Training Centre , Central Reserve Police Force vide Revenue and Land Reform 
Department, Bihar, Patna Circular No . 1335/6 / sa dated 24 .09 .2007 for construction of Central 
Reserve Police Force ( R . T .C -5 ) and the boundary wall of the said whole area has been constructed . 
100 -500 meter baffle firing range is situated in the said acquired land on Plot (Khesra ) No .- 3759, 
Khata No.- 166 total area 170 acre of the aforesaid acquired land . The details and boundary of the 
Firing Range is as follows : 

East - Entrance Gate . 
West - Chainpur Village is situated on the distance of approximately 2 .5 Km from the field 

and outer boundary of the Firing Range . 
North - Kubari Village is situated on the distance of approximately 2 .5 Km from the field 

and outer boundary of the Firing Range . 
South - Vaimar Giri Parwat of Rajgir Hills is situated , which is a completely deserted area . 

By the order of the Governor of Bihar, 

Sd /- Illegible, 
Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
PER TT (3RITETU ) 957–571+ 25 - stochouten 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


